शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 39 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018 - आश्विन 6, शक 1940 


. 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2018 


क्रमांक ई 1-01/2018 / एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमिताभ जैन , भा.प्र.से. ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, वित्त, वाणिज्यिक कर 
( आब. एवं पंजी. को छोड़कर ) तथा अति . प्रभार प्रमुख सचिव , योजना, आर्थिक, सांख्यिकी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, प्रमुख 
सचिव, गृह, जेल परिवहन विभाग तथा परिवहन आयुक्त को केवल प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर ( आब. एवं पंजी. को छोड़कर ) के अतिरिक्त 
प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा. 


2 . श्री देवी दयाल सिंह, भा.प्र.से. ( 2000 ), सचिव, वाणिज्यिक कर ( आब. एवं पंजी. ) विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त , 
आबकारी, प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक , छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के 
साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


2157 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


2158 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


3 . श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. ( 2001 ) , सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव , 
विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव , मंत्रालय, नया रायपुर के पद पदस्थ करता है. 


4 . डॉ . कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. ( 2002 ) , सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वित्त विभाग, पेंशन 
निराकरण समिति का कार्य तथा सचिव , सार्वजनिक उपक्रम विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ 
साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


5 . श्री दिलीप कुमार वासनीकर , भा.प्र.से. ( 2002 ), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री दिलीप कुमार वासनीकर, भा.प्र.से. ( 2002 ) द्वारा आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ब्रजेश चंद्र मिश्रा, 
भा.प्र.से. ( 2002 ), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, दुर्ग संभाग , दुर्ग केवल आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के अतिरिक्त 

मुक्त 

होंगे. 


प्रभार से 


6 . 


श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. ( 2003 ) आयुक्त , सरगुजा संभाग , अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष 
सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार), धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


7 . 


श्री निरंजन दास, भा.प्र.से. ( 2003 ), संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव 
( स्वतंत्र प्रभार ), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक , नगरीय प्रशासन एवं विकास का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है . 


8 . 


सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. ( 2004 ), आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), वाणिज्यिक कर ( आब. एवं पंजी. को छोड़कर ) विभाग के पद पर पदस्थ 
करते हुए आयुक्त वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


9 . 


श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. ( 2004 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), समाज कल्याण विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग 
अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, निःशक्तजन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), समाज कल्याण विभाग के पद 
पर पदस्थ करते हुए आयुक्त , निःशक्तजन तथा आयुक्त - सह - संचालक, स्वास्थ्य सेवायें का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


10 . सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. ( 2004 ), संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा अति. प्रभार संचालक, उद्योग एवं प्रबंध 
संचालक , छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), कौशल विकास, तकनीकी 
शिक्षा एवं रोजगार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक , भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. 
राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


11 . श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. ( 2004 ), कलेक्टर, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर 
के पद पर पदस्थ करता है . 


12. 


श्री टामन सिंह सोनवानी , भा.प्र.से. ( 2004 ), कलेक्टर, कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सरगुजा संभाग , 
अंबिकापुर के पद पर पदस्थ करता है . 


13. 


श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. ( 2005 ), अपर आयुक्त , दुर्ग संभाग, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक , 
ग्रामोद्योग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक , छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


14. 


श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. ( 2006 ), संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अति. प्रभार मिशन संचालक , राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा 
अभियान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता 
संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


2159 


15 . 


श्री यशवंत कुमार , भा.प्र.से. ( 2007 ), पंजीयक, फर्स एवं संस्थाएं तथा अति . प्रभार संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं 
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर पदस्थ करता है. 


16. 

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. ( 2008 ) संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा अति. प्रभार संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी को 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त केवल संचालक , छ.ग. प्रशासन अकादमी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए पंजीयक , फर्स एवं 
संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


17 . 


डॉ . तंबोली अय्याज फकीरभाई , भा.प्र.से. ( 2009 ), कलेक्टर , बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बस्तर 
के पद पर पदस्थ करता है . 


18 . 


श्री के. डी . कुंजाम, भा.प्र.से. ( 2009 ) संचालक , ग्रामोद्योग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक , छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड को 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है. 


19 . 


. 


श्री अनुराग पाण्डेय, भा.प्र.से. ( 2009 ), संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक , 
उद्योग के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


20 . सुश्री रानू साहू, भा.प्र.से. ( 2010 ), संचालक , स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, कांकेर के पद पर 
पदस्थ करता है . 


21 . 


श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. ( 2011 ), मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2018 


क्रमांक ई 1-01/ 2018/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. ( 2009 ), कलेक्टर, सरगुजा को अस्थायी 
रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बालोद के पद पर पदस्थ करता है . 


2 . 


श्री सारांश मित्तर , भा.प्र.से. ( 2010 ), कलेक्टर, बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर , सरगुजा के पद पर पदस्थ 


करता है . 


उक्त पदस्थापना में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र . 437/ 6 /1/INST/ ECI/FUNCT/ MCC / 2018 , दिनांक 21-05 
2018 में निर्धारित मानदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए उनका पालन किया गया है. 


नया रायपुर , दिनांक 25 अगस्त 2018 


क्रमांक ई 1-17/ 2018/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र . 
24012 /1/2018 - AIS- II, दिनांक 24-08-2018 द्वारा श्री ओम प्रकाश चौधरी , भा.प्र.से. ( 2005 ) का त्याग पत्र स्वीकृत किया गया है. अतएवं 
श्री ओम प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. ( 2005 ) कलेक्टर, रायपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है. 


2 . 


श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. ( 2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , रायपुर को नियमित कलेक्टर की पदस्थापना तक 
अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ कलेक्टर , जिला- रायपुर का प्रभार भी सौंपता है . 


2160 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


नया रायपुर , दिनांक 27 अगस्त 2018 


क्रमांक ई 1-01/2018/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बसवराजू एस., भा.प्र.से. ( 2007 ), आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा अतिरिक्त 
प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर , रायपुर के पद पर 
पदस्थ करता है . 


2 . 


श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. ( 2007 ) संचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान 
कर्तव्यों के साथ - साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता 


tid 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अजय सिंह , मुख्य सचिव . 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


क्रमांक 1468/ आठ - परि./ 2018. - मोटरयान अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं. 59 ) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते 
हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम , 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् 


संशोधन 


उक्त नियमों में , 

नियम 76 - क में , उप -नियम ( 9 ) के पश्चात् , निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“( 9 - क ) यह कि अनुज्ञापत्र धारक , प्रक्रम यान में नि : शक्त व्यक्ति के सुगमता से चढ़ने एवं उतरने हेतु व्यवस्था, जिसमें रैम्प, 

फुटबोर्ड, समुचित सीढ़ियां इत्यादि सम्मिलित हैं , संस्थापित करेगा: 


परंतु यह कि प्रक्रम यान, जिसे पहले से ही परमिट प्राप्त है , के लिये ऐसी व्यवस्था स्थापित करने हेतु, इस 
उप -नियम के प्रवृत्त होने की तारीख से 90 दिवस का समय दिया जाता है. " 


No. 1468 /Eight- Trans/2018. — In exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 
1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh 
Motor Vehicles Rules, 1994 , the same having been previously published as required by sub -section ( 1) of section 212 
of the said Act, namely : 


AMENDMENT 


In the said rules : 

In the rule 76 - A, after sub- rule ( 9), the following shall be inserted , namely : 
“ (9 - A ) That the permit holder shall install in the stage carriage, arrangements which include ramp, footboard , 

proper stairs etc., for easily accessible boarding and de- boarding of persons with disability : 


Provided that for the stage carriages which have already obtained permits, a period of 90 
days from the date of coming into force of this sub -rule is granted , to establish such arrangements.” 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ओ. पी . पाल, विशेष सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


2161 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरिया , छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरिया , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8703 / भू- अर्जन / रा.प्र.क्र .- 09/ अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 
के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरिया 


मनेन्द्रगढ़ 


17.86 


शंकरगढ़ 
प.ह.नं. 24 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन शंकरगढ़ व्यपवर्तन 
संभाग बैकुंठपुर, जिला- कोरिया योजना के डुबान एवं 
( छ.ग. ). 

नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरिया , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8704 / भू- अर्जन / रा.प्र.क्र .- 10/ अ -82/ 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 
के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरिया 


मनेन्द्रगढ़ 


2.508 


डंगौरा 
प.ह.नं. 24 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन शंकरगढ़ व्यपवर्तन 
संभाग बैकुंठपुर , जिला- कोरिया योजना के नहर निर्माण 
( छ.ग. ) . 

हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


2162 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


कोरिया , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8705 / भू - अर्जन / रा.प्र.क्र . -11/ अ -82/ 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 
के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरिया 


मनेन्द्रगढ़ 


3.34 


भल्लौर 
प.ह.नं. 23 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन शंकरगढ़ व्यपवर्तन 
संभाग बैकुंठपुर , जिला - कोरिया योजना के नहर निर्माण 
( छ.ग. ) . 

हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरिया , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8706/ भू- अर्जन / रा.प्र.क्र . - 12 / अ -82/2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 
के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरिया 


मनेन्द्रगढ़ 


2.242 


डोमनापारा 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन शंकरगढ़ व्यपवर्तन 
संभाग बैकुंठपुर , जिला - कोरिया योजना के नहर निर्माण 
( छ.ग. ) . 

हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


2163 


कोरिया , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8707/ भू - अर्जन / रा.प्र.क्र . - 13 / अ -82/2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 
के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरिया 


मनेन्द्रगढ़ 


0.650 


लालपुर 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन शंकरगढ़ 

व्यपवर्तन 
संभाग बैकुंठपुर , जिला- कोरिया योजना के नहर निर्माण 
( छ.ग. ) . 

हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरिया , दिनांक 13 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8708/ भू - अर्जन / रा.प्र.क्र .- 14/ अ-82 / 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 
के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरिया 


मनेन्द्रगढ़ 


चैनपुर 


1.368 


प.ह.नं. 22 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन शंकरगढ़ व्यपवर्तन 
संभाग बैकुंठपुर, जिला- कोरिया योजना के नहर निर्माण 
( छ.ग. ) . 

हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नरेन्द्र कुमार दुग्गा , कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव. 


2164 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 44 / अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत 
दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


घरघोड़ा 


गोढ़ी 


4.531 


महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. 
तलाईपाली. 


एन.टी.पी.सी. रेल लाईन 
हेतु भूमि अधिग्रहण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 5 सितम्बर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 46 / अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत 
दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


घरघोड़ा 


बरकसपाली 


6.607 


महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. 
तलाईपाली. 


एन.टी.पी.सी. रेल लाईन 
हेतु भूमि अधिग्रहण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

शम्मी आबिदी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


2165 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़ , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


576 


0.038 


योग 


21 


0.924 


रायगढ़ , दिनांक 20 अगस्त 2018 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत डूमरमुड़ा माईनर, लहगापाली माइनर 
एवं झलमला माइनर नहर हेतु. 


क्रमांक 39 / अ -82 / 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 20 अगस्त 2018 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ग्राम -मिडमिड़ा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.924 हेक्टेयर 


क्रमांक 40/ अ-82 /2017-18.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


अनुसूची 


( 1 ) 


160/1 


0.024 


162 


0.065 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - दर्रामुड़ा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.767 हेक्टेयर 


528/1 


0.024 


639 


0.065 


569/1 


0.041 


154/7 


0.020 


खसरा नम्बर 


160/ 2 ख 


0.024 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


521/7 


0.024 


( 1 ) 


530 


0.045 


637 


0.041 


40/7 


0.077 


573/2 


0.024 


53/4 


0.073 


161 


0.057 


106/ 1 क 


0.018 


521/5 


0.069 


66/3 


0.020 


154/6 


0.041 


133/9 


0.024 


638 


0.041 


106/ 1 ख 


0.018 


574 


0.057 


140/6 


0.206 


160 / 2 क 


0.012 


362/1 


0.178 


521/8 


0.089 


133/5 


0.089 


636 


0.097 


116/2 


0.004 


567 


0.026 


111 


0.085 


2166 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


66/2 


0.049 


( 1 ) 


67/2 


0.024 


106/2 


0.020 


0.049 


484 / 1 क , 484/3 

1301/3 


140/15 


0.020 


0.012 


40/8 


0.032 


1322/1 


0.053 


53/ 3 ख 


0.081 


1364/1 


0.012 


66/9 


0.028 


327 


0.024 


66/5 


0.045 


1327/2 


0.041 


67/3 


0.053 


1366 


0.012 


107 


0.065 


491/2, 1302/1 


0.113 


14/2 


0.089 


1307/4 


0.049 


40/10 


0.085 


1325/ 2 ख 


0.085 


54/2 


0.085 


1322/2 


0.057 


66/1 


0.016 


1326/2 


0.032 


66/8 


0.028 


1362/1 


0.012 


105 


0.109 


782/2 


0.032 


133/4 


0.065 


1310 


0.041 


143/2 


0.081 


1326/3 


0.041 


1323 


0.081 


योग 


29 


1.767 


1327/ 1 क 


0.053 


839 , 1536 


0.049 


1307/3 


0.065 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत जोगीडीपा माईनर नहर हेतु . 


1316/ 2 ग 


0.016 


1311 


0.097 


1324 


0.065 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


1327/3 


0.036 


1363/3 


0.061 


योग 


25 


1.188 


रायगढ़ , दिनांक 20 अगस्त 2018 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत अगरियापारा माइनर एवं जोगीडीपा 
माइनर नहर हेतु . 


क्रमांक 41/ अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - गढ़उमरिया 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.188 हेक्टेयर 


क्रमांक 42/ अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


2167 


अनुसूची 


( 1 ) 


( 2 ) 


329/1 


0.016 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - झलमला 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.380 हेक्टेयर 


योग 


31 


1.380 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत झलमला माईनर 2 भाठनपाली माइनर 
नहर हेतु. 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


68 / 2 क 


0.012 


108/2 


0.049 


रायगढ़ , दिनांक 20 अगस्त 2018 


304/ 1 क 


0.065 


104/1 


0.085 


283/1 


0.041 


330/5 


0.032 


314 


0.077 


क्रमांक 45 / अ -82 / 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


334/ 3 क 


0.020 


103/2 


0.028 


- 


295/2 


0.089 


278 


0.041 


अनुसूची 


276 


0.016 


77/6 


0.077 


77/11 


0.016 


326 


0.024 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - नेतनागर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.037 हेक्टेयर 


283/2 


0.049 


294/1 


0.012 


72 


0.041 


खसरा नम्बर 


260/2 


0.073 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


77 / 1 ख 


0.012 


( 1 ) 


77/7 


0.045 


360/1 


0.216 


304/ 1 ग 


0.097 


632/979 


0.061 


328 


0.036 


520 , 528 


0.085 


7/4, 15/4 


0.008 


370/1 


0.093 


71 


0.041 


369 


0.032 


636 


0.065 


103/1 


0.036 


558/3 


0.101 


304 / 1 घ 


0.069 


656/2 


0.101 


102 


0.028 


626 


0.040 


53 / 1 क 


0.057 


644/2 


0.036 


315/1 


0.081 


635 


0.049 


2168 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


568/2 


0.073 


570/2 


0.061 


294/1 


0.012 


271/4 , 272/4 , 273/4 


0.045 


573 


0.020 


621/2 


0.036 


364, 365 


0.024 


569/2 


0.041 


372 


0.028 


289/4 


0.032 


368/1 


0.016 


569/6, 570/5 


0.065 


289/2 


0.024 


662/6 


0.077 


518 


0.065 


519/1 


0.085 


योग 


65 


3.029 


655/2 


0.036 


625 


0.024 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजनजिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत टेंगापाली माइनर नहर हेतु. 


644/1 


0.093 


634 


0.008 


556/1 , 557/1, 558/2 


0.041 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व) , रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


292 


0.081 


564/1 


0.089 


525/1 


0.008 


269/5 


0.057 


रायगढ़ , दिनांक 27 अगस्त 2018 


363/3 


0.097 


536/1 


0.061 


532, 533 


0.028 


527 


0.016 


650 


0.053 


623 


0.028 


क्रमांक 46/ अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


534 


0.081 


637 / 3,661/ 3 


0.065 


632 / 1 ङ 


0.020 


290/1 


0.053 


564/2 


0.016 


अनुसूची 


638 


0.012 


559 


0.049 


361 


0.024 


367 


0.045 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ग्राम -रेंगालपाली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.822 हेक्टेयर 


513 


0.065 


374 


0.085 


651 


0.053 


628 


0.061 


खसरा नम्बर 


526/3 


0.028 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


272/973 


0.097 


( 1 ) 


271/2, 272/2 , 273/2 


0.008 


643 


0.016 


120/1 


0.073 


561/1 


0.032 


0.016 


632/3 


0.024 


151/25 
219/3 , 222/3 

156 


0.081 


294/2 


0.040 


0.049 


583/2 


0.041 


158 


0.004 


560 


0.012 


151/ 2 ख 


0.012 


624 


0.024 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


2169 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


216 


0.032 


210 


0.065 


154 


0.065 


252/3 


0.016 


220 


0.045 


252/2 


0.008 


213/2 


0.061 


221/1 


0.012 


214/3 


0.004 


186 


0.093 


121/3, 122/2, 123/2 


0.089 


211/1 


0.016 


218 


0.032 


219/2 


0.065 


212 


0.012 


251/2 


0.008 


121/1 


0.113 


180/1 


0.045 


152/1 


0.057 


299 


0.028 


214/1 


0.016 


213/2 


0.061 


157 


0.061 


220 


0.053 


247/2 


0.036 


योग 


18 


0.822 


298 


0.069 


207/2 


0.028 


251/1 


0.016 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत रेंगालपाली ( टेल ) लघु नहर हेतु. 


297/3 


0.133 


297/2 


0.041 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


योग 


20 


1.003 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत केलो टेल माइनर नहर हेतु . 


रायगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2018 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है . 


क्रमांक 55 / अ-82/2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


रायगढ़ , दिनांक 5 सितम्बर 2018 


अनुसूची 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/ अ -82 /2017-18. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - बड़माल 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.003 हेक्टेयर 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - तमनार 
( ग ) नगर/ ग्राम - नुनदरहा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.283 हेक्टेयर 


189 


0.149 


188/3 


0.065 


2170 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


371/4 


0.041 


371/5 


0.041 


317/1 


0.505 


371/6 


0.041 


164/3 


0.081 


307/20 


0.032 


164/1 


0.040 


योग 


17 


1.283 


348/ 19 क 


0.109 


385/4 


0.041 


385/5 


0.041 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - एनटीपीसी 

तलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु भू - अर्जन. 


385/6 


0.041 


369/1 


0.030 


371/1 


0.038 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), घरघोड़ा जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा 
सकता है. 


369/2 


0.040 


369/3 


0.080 


371/2 


0.041 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


371/3 


0.041 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द ( छ.ग. ) 


महासमुंद, दिनांक 17 सितम्बर 2018 


क्रमांक 1570 / नग्रानि/ PA -01/17 /2018.- एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भंवरपुर निवेश क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग संबंधी 
मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) अधीन तैयार किया 
गया है और उसकी एक प्रति कार्यालय ग्राम पंचायत, भंवरपुर , कार्यालय तहसीलदार, बसना जिला - महासमुन्द एवं सहायक संचालक, नगर तथा 
ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. 


यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे सहायक 
संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , क्षेत्रीय कार्यालय महासमुन्द को “ छत्तीसगढ़ राजपत्र ” में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की 
कालावधि के भीतर भेजा जाना चाहिए. 


भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट 
कालावधि के पूर्व प्राप्त हो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द द्वारा विचार किया जायेगा. 


महामसुन्द 


स्थान 
तारीख 


No./1570/T&CP/PA-01/17/2018.-Notice is hereby given that the existing land use map for Bhanwarpur 
(planning Area ) has been prepared under sub -section ( 1) of section 15 ( 1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ), and a copy there of is available for inspection during office hours in the 
offices of the Gram Panchayat, Tumgaon , office of the Tahsildar, Basna , District-Mahasamund and Assistant 
Director, Town and Country Planning, Regional office , Mahasamund concerned . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


2171 


“ If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared , it should be 
sent in writing to the Assistant Director Town and Country Planning Regional office , Mahasamund ( C.G.) within a 
period of thirty days from the date of publication of the notice in the “Chhattisgarh Gezette ” . 


Any objection or suggestion which may be received from any person with repsect to the said existing land 
use map before the period specified above will be considered by the Assistant Director, Town and Country Planning , 
Mahasamund (C.G.) . 


Mahasamund 


Place 
Date 


महासमुंद, दिनांक 17 सितम्बर 2018 


क्रमांक 1579/ नग्रानि/ LU/ 2018.- छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 ( 1 ) के 
अनुसरण में तुमगांव निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 818 महासमुन्द, दिनांक 15-05 
2018 द्वारा किया गया था . 


अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता 
है. कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट तुमगांव निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी 
मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 ( 4 ) के अनुसरण 
में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार 
कर अंगीकृत कर लिया गया है . 


अनुसूची 


तुमगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में : 


ग्राम भोरिंग , बेन्द्रीडीह एवं कौआझर ग्राम की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम कौआझर , तुमगांव, बनसिवनी, सोरीद एवं चोरभट्ठी ग्राम की पूर्वी सीमा तक. 
ग्राम चोरभट्ठी, नवापारा एवं परसदा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम परसदा , कौंदकेरा , गोपालपुर , अमावश एवं भोरिंग ग्राम की पश्चिमी सीमा तक . 


उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक 
निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा. 


निरीक्षण स्थल- कार्यालय सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना तहसील कार्यालय परिसर, राजस्व निरीक्षक कार्यालय के बाजू में , 

मेन रोड, महासमुन्द ( छ.ग. ) 


No. 1579/ T & CP /LU /2018. — The existing land use map and register for the Tumgaon Planning Area Exist 
ing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 818 Mahasamund dated 15-05-2018 . 


Therefore , a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and 
Register of Tumgaon Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted 
by the Assistant Director, Town & Country Planning, under the Provision of sub - section ( 3 ) of section 15 of the said 
Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisagrh Gazett. Under the provision of sub 


2172 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2018 


[ भाग 1 


section (4 ) of section 15 of the said Adhiniyam , which shall be conclusive evidence of the fact, that the above map 
and register have been duly prepared and adopted on date . 


SCHEDULE 


Limit of Tumgaon planning Area 


•. 


NORTH 
EAST 
SOUTH 
WEST 


Village Bhoring, Bendridih & upto Northern Limit of Village -Kauajhar. 
Village Kauajhar, Bansivni, Sorid & upto Eastern Limit of Village- Chorbhatti. 
Village Chorbhatti, Nawapara & upto Southern Limit of Village- Parsada. 
Village Parsada, Kaudkera, Gopalpur, Amavash & upto Western Limit of Village - Bhoring . 


•. 


The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place 
during office hours for a period of 15 days form the publication of the notice in Chhattisgarh Gazzette . 


Inspection site — Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Old Tahsil Office campus , Main 

Road , Mahasamund (C.G.) 


एस. आर. अजगरा , 
प्र . सहायक संचालक . 


कार्यालय , सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. 


कांकेर, दिनांक 31 अगस्त 2018 


भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के प्रकाशन की सूचना 


क्रमांक/ 661/ ब.का.नि.क्षे./ नग्रानि / 2018. - एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बड़े कापसी निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के उपयोग 
संबंधी मानचित्र को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया 
गया है और उसकी एक प्रति कलेक्टर और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा संबंधित प्राधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान 
निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. 


यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे सहायक 
संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कांकेर को “ छत्तीसगढ़ राजपत्र ” में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर भेजा जाना 
चाहिए . 


भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर 
विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो , सहायक संचालक द्वारा विचार किया जावेगा. 


प्रकाशन स्थान : ग्राम पंचायत भवन , छोटे कापसी. 
दिनांक 31-08-2018 


आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने का स्थल 


1 . 


2 . 


कार्यालय कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर. 
ग्राम पंचायत भवन छोटे कापसी 
कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कांकेर 


3 . 


11 1 ] 


ESTİH TE 1995 , fatica 28 fraio 2018 


2173 


Notice of Publication of Existing Land Use Map 


No./661/B.K . Pla.Area/ TCP /2018. — Notice is hereby given that the existing use map for Bade Kapsi Plan 
ning Area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisagrh Nagar Tatha Gram Nivesh 
Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection during office hours in the offices 
of the Collectors, North Bastar Kanker and Assistant Director Town & Country Planning , Kanker And Local Authori 
ties concerned . 


If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared , it should be 
sent in writing to ther Assistant Director Kanker, within a period of thirty days from the date of publication of the 
notice in the “ Chhattisagrh Gazette ” . 


Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land 
use map before the period specified above will be considered by the Assistant Director. 


Publication Vanue — Gram Panchayat Bhavan , Chhote Kapsi. 
Date — 31-08-2018 . 


Objections & Suggestion Submitted Vanue 


1 . 
2 . 
3 . 


Office of the Collector, North Bastar, Kanker 
Gram Panchayat Bhavan , Chhote, Kapsi. 
Office of the Assistant Director , 


Town & Country Planning , Kanker. 


at 


Tr . दिल्लीवार, 
सहायक संचालक. 


उच्च न्यायालय के आदेश 


और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 21st August 2018 


No. 872 /Confd1./2018 /II- 3-14 /2000. — On the application of Ku. Namita Anne Minj, Member of Lower 
Judicial Service, presently posted as Civil Judge Class- II , Lormi, Dist.-Mungeli, she is hereby, permitted to change 
her name as “ Mrs. Namita Minj Bhaskar” in place of “ Ku. Namita Anne Minj” and to incorporate the name of her 
husband Shri Vikas Bhaskar in her service records, It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


By order of Hon ble the Chief Justice , 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


Bilaspur, the 28th August 2018 


No. 75 /L.G./2018/ II - 2-4 /2009. — Shri Ashok Kumar Sahu , District & Sessions Judge, Mungeli is hereby, 
granted earned leave for 05 days from 16-07-2018 to 20-07-2018 along with permission to remain out of headquar 
ters from 16-07-2018 to 21-07-2018 . 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned . 


2174 


GTITATE 1947, faalios 28 ftator 2018 


[ T11 


Certified that if Shri Sahu , had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date . 


Bilaspur, the 28th August 2018 


No. 76 /L.G./ 2018/ II - 3-2/2009. — Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge Family Court , Raigarh is hereby, granted 
earned leave for 03 days from 26-07-2018 to 28-07-2018 along with permission to remain out of headquarters. 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave , 183 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date . 


Bilaspur, the 28th August 2018 


No. 77/L.G./2018 / II -2-43/2004. — Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge Family Court, Manendragarh , District 
Koriya is hereby , granted earned leave for 05 days from 16-07-2018 to 20-07-2018 along with permission to leave 
headquarters from 15-07-2018 to 22-07-2018 and earned leave for 04 days from 30-07-2018 to 02-08-2018 along 
with permission to leave headquarters from 29-07-2018 to 02-08-2018 . 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave , 300 + 03 days of earned leave are remaining in his leave 
account as on date . 


Bilaspur, the 28th August 2018 


No. 78 /L.G./2018 /II- 2-29 /2016. — Shri Ajay Singh Rajput, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial 
Academy, High Court of Chhattisgarh , Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 30-07-2018 to 04 
08-2018 along with permission to leave headquarters from 29-07-2018 to 05-08-2018 . 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Rajput, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been work 
ing on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave , 152 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date . 


11 1 ] 


SOTIRTIE 1947, ferich 28 feater 2018 


2175 


Bilaspur, the 28th August 2018 


No. 79 /L.G./2018 /II-2-24 /2016. — Shri Alok Kumar, Additional Principal Judge, Family Court, Bilaspur, is 
hereby, granted earned leave for 03 days from 16-07-2018 to 18-07-2018 along with permission to remain out of 
headquarters. 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave , 195 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date . 


Bilaspur, the 28th August 2018 


No. 80 /L.G./ 2018 / II - 2-13/2017. — Shri Yogesh Pareek , Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted 
earned leave for 06 days from 28-07-2018 to 02-08-2018 along with permission to ramain out of headquarts after the 
office hours of 27-07-2018 till before the office hours of 03-08-2018 . 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Pareek , had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave , 131 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date . 


Bilaspur, the 28th August 2018 


No. 81/L.G./2018 /II- 3-7 /2015. — Shri Santosh Sharma, District & Sessions Judge , Baloda - Bazar is hereby 
granted earned leave for 05 days from 06-08-2018 to 10-08-2018 along with permission to remain out of headquar 
ters after the office hours of 04-08-2018 till 12-08-2018 . 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 131 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date . 


By order of the High Court , 
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA , Additional Registrar (ADMN . ) 


